रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


MEN 


JINNI 


Hit 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , सितम्बर 7 , 2016 / भाद्र 16 , 1938 
NEW DELHI, WEDNESDAY , SEPTEMBER 7 , 2016 /BHADRA 16 , 1938 


सं . 2185 ] 
No. 2185 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2016 
का . आ . 2884 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ . 
2449 ( अ ), तारीख 8 सितम्बर, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के 
यवतमाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361 के 207.200 कि . मी . से 262. 600 कि . मी. (वर्धा- यवतमाल - वारंगाफाटा सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण 
( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 2 अक्तूबर , 2015 को " देशोन्नती और 
" लोकदूत " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है । 
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र 
में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361 के कि .मी . 207 .200 से 262.600 कि. मी . तक (वर्धा- यवतमाल - वारंगाफाटा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने 

वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विविरण । 


3 


कम | जिले का | तालुका का | गाँव का | सर्वेक्षण / गट भूमि का | भूमि की | भूमि का क्षेत्र भूस्वामीयों / हितबध्द व्यक्तियों के 
संख्या । नाम । नाम | नाम । संख्या । प्रकार | प्रकृति । ( हे. में ) 

नाम 
4 5 

6 78 

8 | 
| यवतमाल | महागाँव (1) महागॉव 159 निजी 

0. 2636 अल्लारख्खा गफार सुरय्या 
0.2400 | अशोक प्रभुजी पैकीणे 
0. 0600 नाना दिगांबर कदम 


यवतमाल 


कृषि 


4327 GI / 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii)] 


157 


निजी 


कृषि 


0 .1700 


158 


निजी 


कृषि 


0 .2100 


भिमराव बापूजी सुरोशे 
बबन नागोराव लूटे 
अनिष यादवराव पाटे / संतोष यादवराव 


156 


निजी 


कृषि 


0 . 0500 


पाटे 


170 


निजी 


कृषि 


0 .3081 


|रूक्मीनी सिताराम नरवाडे व इतर 4 


172 


निजी । 


कृषि 


0 . 5391 


सुनिल नारायण नरवाडे व इतर । 


173 


निजी 


कृषि । 


0. 0181 
0. 0067 


संजय विजय नरवाडे 
अमोल विजय नरवाडे 


0 .0054 


मिनाबाई विजय नरवाडे 


0 .0006 


174 


0 .3600 


निजी 
निजी 


विजय गणपत नरवाडे 
नंदकुमार गणपतराव नरवाडे व इतर 
पंजाबराव रामराव नरवाडे 


184 


कृषि 


0. 2040 


0 .0979 


| शंकर दिगांबर कदम 


0. 1142 
0. 0653 


0 . 0734 


0. 0898 


0. 0326 


नितीन विजय नरवाडे 
साहेबराव शिवराम नरवाडे 

शैलेश दिलीप सुरोशे 
प्रतिभा सुरेश नरवाडे 
सुजाता शैलेष सुरोशे 
देवराव गणपत नरवाडे 
अनिता मनोज सुरोशे 
मनोज बाबाराव सुरोशे 
देवकाबाई साहेबराव सुरोशे 
कविता संभाजी जाधव 
अनिल भगवान नरवाडे 


185 


निजी 


कृषि 


186 


निजी 


0. 1069 
। ___ 0 .0400 

0.1100 
0. 3200 
0. 1468 
0. 1500 


कृषि 


187 


निजी 


कृषि | 


189 


निजी 


कृषि 
कृषि 


190 


निजी 


0 .1600 


भगवान आनंदराव नरवाडे 


191 


निजी । 


कृषि 


। 


0 .0237 


0 . 0692 
0. 0288 


सुभाष चौधरी / मनोज चौधरी 
गजानन भगवान नरवाडे व इतर 
छाया नागोराव माने 


104 


निजी । 


कृषि 


0. 0345 


बाबाराव विठोबा नरवाडे 


0. 0691 


महम्मद हरुन अब्दुल गफार पारेख 
उदय उत्तमराव नरवाडे 


निजी । 


कृषि । 


0. 0300 


0. 0300 


अंबादास देवराव कदम व इतर 


निजी । 


। 


कृषि 
कृषि 


101 


निजी । 


0 .4626 
0. 3031 
0. 0620 


|शिवराज सुरेश नरवाडे 
बंडु गणेश नरवाडे 
संजय माणिकराव गावंडे 


212 


निजी 


0. 1361 


प्रभाकर माधवराव भलगे 


100/ 15 


निजी | 


0 .0228 


कृषि 
गैरकृषि 
गैरकृषि 
गैरकृषि 


100/16 


निजी । 


0. 0227 


निशांत लक्ष्मणराव देउलकर 
संजय धोंडबा माहुळकर 
ललीता संतोष देशमुख व शिल्पा 
| सुधीरराव देशमुख 


100 /17 


निजी । 


0 .0453 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


100/18 


निजी । 


गैरकृषि 


0. 0480 


सुनंदा प्रभु वाढवेकर व वंदना 
दिपकराव ढगे 
मंजुषा संजय गादेवार / संजय दत्तात्रय 
अमिलकंठवार 


100/ 19 


निजी 


गैरकृषि 


0 .0186 


100/ 20 


निजी 


गैरकृषि 


0. 0075 


| संतोष आनंदराव नरवाडे / भाउराव 
मारोती आखाडवार 
| संतोष शामराव कराळे 


निजी । 


100/ 21 
100 /22 


गैरकृषि 
गैरकृषि 


निजी 


0. 0150 
0.0150 
0. 0199 


100 / 23 


निजी । 


गैरकृषि 


100/ 24 


निजी 


गैरकृषि 


0.0181 


अशोक नागोराव वाघमारे 
विदयाताई सुरेष कुथे 
आर्यनविजय वाकोडे / शालिनी विजय 
वाकोडे 
विठ्ठल नामदेव सुरोशे 
रेणुराव काशिनाथ इंगळे 


100 /25 


निजी 


गैरकृषि 


0. 0150 


100/26 


निजी 


0. 0150 


100/ 27 


निजी 


0. 0150 


गजानन शंकर खोडे 


गैरकृषि 
गैरकृषि 
गैरकृषि 
कृषि 


निजी । 


0 .0557 


100/14 
215 


निजी 


0. 4942 


उषा साहेबराव नरवाडे व इतर 2 
रामराव कोंडबा देवसरकर 
उकंडराव मारोती नरवाडे 
विक्रमसिंग हनुमानसिंग चव्हाण व इतर 


213 


निजी 


कृषि 


0 .5952 
0. 1641 


217 


निजी । कृषि | 


कुल 


6. 7788 


[ फा . सं. एनएचएआई / एलए / एनएच - 361 / 2016] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 7th September, 2016 


S . O . 2884 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, number S. O . 2449 ( E ), dated the 8th September , 2015, published in Gazette of India , Extraordinary, Part II, 
Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building ( widening/four-laning, etc ), maintenance, management and 
operation of National Highway No. 361 on the stretch of land from Km . 207.200 to Km . 262 .600 (Wardha - Yavatmal 
Warangaphata Section ) District Yavatmal in the State ofMaharashtra. 

And whereas , the substance of the said notification has been published in " Deshonati and " Lokdut" both dated 
2nd October, 2015, under sub- section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas objection have been received and the same have been considered and disallowed by the competent 
authority ; 

And whereas, in pursuance of sub - section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1) of section 3D of the said , Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

___ And further, in pursuance of sub-section (2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


SCHEDULE 


Brief Description of the land to be acquired , with or without structures, falling within the stretch of land from 
Km . 207 .200 to Km . 262.600 (Wardha - Yavatmal waranga Phata Section ) National Highway No. 361 in the State 

ofMaharashtra . 


Name of the 

Village 


Area in 
Hectre 


No . 


Name of the Land 
Owner / Interested Person 


Si. Name of the Name of the 

District Taluka 
1 2 
1 Yavatmal Mahagaon 


Khasra 
Number 

5 
159 


Type of Nature of 
Land Land 
6 

7 
Private Agricultural 


9 


(1 ) Mahagaon 


157 
158 
156 


Private Agricultural 
Private Agricultural 
Private Agricultural 


170 


Private Agricultural 


172 
173 


Private Agricultural 
Private Agricultural 


174 


Private Agricultural 


184 


Private 


Agricultural | 


0 .2636 Aallarakha Gafar Surrya 
0. 2400 | Ashok Prabhuji Paikine 
0 .0600 Nana Digambar Kadam 
0 .1700 Bhimrao Bapuji Suroshe 
0 .2100 Baban Nagorao Lutte 
0.0500 Anish Yadavrao Patel Santosh 

Yadavrao Pate 
0. 3081 Rukmini Sitaram Narwade & 

Other 4 
0 .5391 Sunil Narayan Narwade & Other 
0.0181 Sanjay Vijay Narwade 
0 .0067 Amol Vijay Narwade 
0.0054 Minabai Vijay Narwade 
0 .0006 Vijay Ganpat Narwade 
0. 3600 Nandkumar Ganpatrao Narwade 

& Other 
0 .2040 Panjabrao Ramrao Narwade 
0.0979 Shankar Digambar Kadam 
0 .1142 Nitin Vijay Narwade 
0 .0653 Sahebrao Shivram Narwade 
0 .0734 Shailesh Dilip Suroshe 
0 .0898 Pratibha Suresh Narwade 
0 .0326 Sujata ShaileshSuroshe 
0 .1069 Devrao Ganpatrao Narvade 
0 .0400 Anita Manoj Suroshe 
0 . 1100 Manoj Babarao Suroshe 
0 . 3200 Devkabai Sahebrao Suroshe 
0 .1468 Kavita Sambhaji Jadhav 
0 . 1500 | Anil Bhagwan Narwade 
0 . 1600 Bhagwan Anandrao Narwade 
0.0237 Subhash Choudhari/ Manoj 

Choudhari 
0 .0692 Gajanan Bhagwan Narwade & 

Other 
0 .0288 Chaya Nagorao Mane 
0 .0345 Babrao Vithoba Narwade 
0 . 0691 Mohammad Harun Abdul Gafar 

Parekh 
0.0300 Uday Uttamrao Narwade 
0 .0300 Ambadas Devrao Kadam & 

Other 
0 .4626 Shiwraj Suresh Narwade 
0. 3031 Bandu Ganesh Narwade 


185 
186 


Private Agricultural 
Private Agricultural 


187 
189 


Private 
Private 
Private 
Private 


Agricultural 
Agricultural 
| Agricultural 
Agricultural 


190 


191 


104 


Private Agricultural 


103 


Private Agricultural 


102 
101 


Private Agricultural 
Private Agricultural 


[ TT II , qus 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


212 


Private 


0 .0620 
0 . 1361 
0 . 0228 


Sanjay Manikraorao Gawande 
Prabhakar Madhav Bhalage 
Nishant Laxmanrao Deulkar 


100 / 15 


Private 


100 / 16 


Private 


0 .0227 


Sanjay Dhondba Mahulkar 


Agricultural 

Non 
| Agricultural 
| Non 

Agricultural 
| Non 

Agricultural 
| Non 
Agricultural 


100 /17 


Private 


0 .0453 


Lalita Santosh Deshmukh & 
Shilpa Sudhirrao Deshmukh 


100 / 18 


Private 


0 .0480 


100/ 19 


Private 


0 .0186 


Non 
Agricultural 


Sunanda Prabhu Wadhavekar & 
Vandana Dipakrao Dhage 
Manjusha Sanjay Gadewar & 
Sanjay Dattatray Amilkanthwar 
Santosh Anandrao 
Narwade/Bhaurao Maroti 
Akhadwar 


100 / 20 


Private 


Non 


0 .0075 


Agricultural 


100/ 21 


Private 


0 .0150 


Santosh Shamrao Karade 


Non 
Agricultural 


100 /22 


Private 


0 .0150 


Ashok Nagorao Waghmare 


100 /23 


Private 


0 .0199 


Vidhyatai Seresh Kuthe 


100 /24 


Private 


0 .0181 


Non 
Agricultural 

Non 
Agricultural 

Non 
Agricultural 

Non 
Agricultural 

Non 
Agricultural 
| Non 
Agricultural 


|Aryan Vijay Wakode/ Shalini 
Vijay Wakode 
Vitthal Namdeo Suroshe 


100 /25 


Private 


0 .0150 


100 /26 


Private 


0.0150 


Renurao Kashinath Ingle 


100 / 27 


Private 


0 .0150 Gajanan Shankar Khode 


100/ 14 | Private 


0 .0557 


Usha Sahebrao Narwade & Other 


Private 


215 
213 
217 


Non 
Agricultural 
Agricultural 
| Agricultural 
Agricultural 


Private 
Private 


0 .4942 
0. 5952 
0. 1641 


Ramrao Kondaba Devsarkar 
Ukandrao Maroti Narwade 
Vikramsingh Hanumansingh 
Chavan & Other 


Total 


6.7788 


[ F. No. NHAI/ LA/ NH-361 / 2016] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

HARINDRA 
ADINDDA Digitally signed by 

HARINDRA KUMAR 

Date: 2016 .09 .19 
KUMAR 

12:02: 16 + 05 30 


